पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 


30-05-2001.” 
छत्तीसगढ़ राजपत्र 
(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
क्रमांक 468 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 23 अगस्त 2021 — भाद्रपद 1, शक 1943 


वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2021 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 19-51/व/10-2/2005 (पार्ट). --- छत्तीसगढ़ ars चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13 सन्‌ 1984) 
की धारा 5 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में पूर्व मे जारी समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते 
हुए, राज्य सरकार, WEN, औद्योगिक संपदा एवं नगरीय क्षेत्रों के बाहर स्थित क्षेत्रों में, सड़क किनारे/रेलवे किनारे/नहर किनारे वृक्षारोपणों के 
क्षेत्रों को छोड़कर, निकटतम अधिसूचित बनों अथवा संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से दस किलोमीटर की हवाई दूरी की परिधि के भीतर आने बाल क्षेत्रों 
ih अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से तीन वर्षो की कालावधि के लिए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रतिषिद्ध क्षेत्र 
घोषित करती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिषेक कुमार सिंह, उप-सचिव. 
अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2021 
क्रमांक एफ 19-51 /व/10-2/2005 (पार्ट). --- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 19-51 /व/10-2/2005 (पार्ट) दिनांक 13-08-2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से 
एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अभिषेक कुमार सिंह, उप-सचिव. 
Atal Nagar, the 13th August 2021 
NOTIFICATION 
File No. 19-51/a/2005/10-2 (Part).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 
5 of the Chhattisgarh Kastha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), and in supersession of all 


previous notifications issued in this regard, the State Government, hereby, declares the areas within ten 
kilometers of aerial distance from the boundary of the nearest notified forests or protected areas; excluding road 


935 


936 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 23 अगस्त 2021 


side/railway side/canal side plantations, areas situated outside of Industrial estate or Municipal area, to be 
prohibited areas for the purposes of the said Act for a period of three years from the date of publication of this 
notification in the official Gazette. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
ABHISHEK KUMAR SINGH, Deputy Secretary. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


